. 


रजिस्ट्री सं० डी०एल० - 33004/ 97 


REGD . NO . D . L .-33004/ 97 


. . 


समयमयजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. 


भाग ।। - खण्नु - ३ - - उप खंड ( ii ) 
PART II --- Section - 3 --- Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


14 / 27 


- - 
सं० 226 ] 
No. 2261 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अप्रैल 3 , 1997 / चैत्र 13 , 1919 
NEW DELHI, THURSDAY , APRIL 3, 1997 /CHAITRA 13 , 1919 


- 


- 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1997 
का . आ . 297 ( अ ). - केन्द्र सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम , 1908 ( 1908 का 15 ) की धारा 34 के साथ पठित धारा 33 को उपधारा ( 6 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिनों की 
समाप्ति के अगले दिन से विशाखापसनम पत्तन पर पत्तन देयताओं की वसूली के बारे में भारत सरकार, जल - भूतल परिवहन मंत्रालय ( पत्तन पक्ष) की दिनांक 
24 दिसम्बर, 1993 को प्रकाशित अधिसूचना सं. सा . का . 767 ( अ ) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे : 

( i ) उक्त अधिसूचना की “ पत्तन देयता अनुसूची " के नीचेदिए गए नोट में नोट सं. 4 के अंतर्गत मौजूदा प्रविष्टयों के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रविष्टि की जाएगी, अर्थात् , 

" बलास्ट में प्रवेश करने वाले तथा यात्रियों को न ले जीने वाले जलयानों से अन्यथा लागू दरों का 3/4 प्रभारित किया जाएगा । " 
( ii ) “ पत्तन देयता अनुसूची " के मौजूदा नोट में निम्नलिखित शामिल किया जाएगा 

“ नोट 9 : लौह अयस्क वाहकों से भिन्न जलयानों जिन्हें बाकी बन्दरगाह में बर्थकिया जा सकता है , को यदि पत्तन की सुविधा के लिए बाहरी 
बन्दरगाह की बर्थों पर लगाया जाता है तो उनसे बाकी बन्दरगाह में लागू दरों पर पत्तन शुल्क वसूल किया जाएगा । " 

[ फा . सं. पी आर - 14012/ 7/95 - पी जी ] 

के . वी . राव , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

( Ports Wing ) 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 3rd April, 1997 
S . O . 297 ( E ). - - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 33 , read with Section 34 of the Indian 
Ports Act, 1908 ( 15 of 1908 ), the CentralGovernment hereby directs that with effect from the day following the expiration of 
thirty days from the date of publication of this Notification in the Official Gazette , the following amendments shall bemade in 
the Notification of the Governmentof India in Ministry of Surface Transport (Port Wing ), published vide notification No. GSR 
767 ( E ), dated the 24th December , 1993 , relating to the levy of Port Dues at the Port of Visakhapatnam : 
621/ 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part 11 - Sec . 3 ( 1) ] 


( i) In the Notes below the " Schedule of Port Dues" of the said notification , the existing entry under Note No . 4 for the 
following entry shall be substituted , namely , 


- Vessels entering in balast and not carrying passengers shall be charged at 3 /4 of the rates otherwise applicable." 


(ii) the following shall be added to the existing notes to the " Schedule of Port Dues" -- 


" Note 9 Vessels other than Iron Ore Carriers that can be berthed in the Rest of Harbour, if berthed at Berths of 
Outer Harbour for the Port s convenience , the port dues shall be levied at the rates applicable at the Rost of the Harbour." 


[F .No . : PR - 14012 /7 /95 -PG ] 

K . V . RAO , Jt. Şecy. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - - 1997 


